निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


R 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 111) पटना, मंगलवार , 6 फरवरी 2018 

वाणिज्य कर विभाग 


ल 


अधिसूचना 

6 फरवरी 2018 
एस०ओ० 144, दिनांक 6 फरवरी 2018 — बिहार माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का बिहार 
अधिनियम 12) की धारा - 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बिहार राज्यपाल , निर्दिष्ट करते हैं कि बिहार 
गजट असाधारण में संख्या 566 दिनांक 29.06.2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 109 दिनांक 29. 06 .2017 (बिहार 
गजट असाधारण में संख्या 90 दिनांक 03.02. 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 142 दिनांक 03.02.2018 द्वारा 
यथासंशोधित ) के उपबंध पेट्रोलियम क्रुड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रीट ( साधारणतया पेट्रोल ), प्राकृतिक गैस तथा 
वैमानिकी ईंधन पर लागू नहीं होंगे । 
2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 

[ ( सं०सं० – बिक्री - कर / जी0एस0टी0 / विविध – 11 / 2017 - 362 )] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुजाता चतुर्वेदी, 

प्रधान सचिव । 

6 फरवरी 2018 
एस०ओ० 144, दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय । 

[ ( सं०सं० - बिक्री - कर / जी0एस0टी0 / विविध - 11 / 2017 - 362 )] 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुजाता चतुर्वेदी, 
प्रधान सचिव । 


PER 10 (31TERUT) , 6 480RT 2018 

The 6th February 2018 
S .O . 144 , dated the 6th February 2018 — In exercise of the powers conferred by Section 68 
of the Bihar Goods and Service Tax Act, 2017 ( Bihar Act 12 of 2017 ) , the Governor of Bihar is 
pleased to specify that the provisions of Notification Number S . O . 109 dated 29 .06 .2017 and 
published vide Number 566 dated 29. 06 . 2017 in Bihar Gazette Extraordinary ( as amended by 
Notification Number S . O . 142 dated 03. 02 .2018 and published in Bihar Gazette, Extraordinary , vide 
No 90 dated 03.02 .2018 ) shall not apply to petroleum crude , high speed diesel, motor spirit 
(commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel. 

2 . This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the 
official gazette . 

[( File No . Bikri-kar /GST /Vividh - 11/2017 - 362) ] 

By the order of Governor of Bihar , 
SUJATA CHATURVEDI, 

Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOC ( 3TITERUT) 111- 571 + 10 - stodontol 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


